. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 फाल्गुन, 1939 ( श० ) 
27 फरवरी, 2018 (ई० ) 


संख्या- 157 राँची, मंगलवार , 


गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


अधिसूचना 
18 अगस्त , 2017 


विषय - झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी सेवा के अराजपत्रित संवर्ग के पदो के विरुद्ध होने वाली नियुक्तियों 
को निःषक्त व्यक्ति ( समान अवसर , अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम - 1995 
के दायरे से तथा निःषक्त जनों के लिए तीन प्रतिषत क्षैतिज आरक्षण के सामंजन से मुक्त रखने के 
संबंध में । 


संख्या-07/होगा० ( स्था०)-07/ 2016-4883-- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के 
संकल्प संख्या-5671, दिनांक 4 जुलाई , 2016 के कंडिका-1 (क ) में प्रावधानित है कि निःशक्त व्यक्ति 
( समान अवसर , अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी ) अधिनियम 1995 की धारा 33 के अंतर्गत 
राज्य सरकार के सभी विभागों/कार्यालयों/ लोक उपक्रमों/निगमों/निकायों/बार्डो के विभिन्न प्रकार के पदों 
एवे सेवाओं की रिक्तियों तथा राजय सम्पोषित सभी शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में कुल 03 
प्रतिशत पद निःशक्त जनों के लिए आरक्षित होगा | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 27 फरवरी , 2018 
2. उक्त संकल्प की कंडिका 02( क ) में यह वर्णित है किसी स्थापना का कोड्र पद यदि निःशक्त जनों 
के किसी खास प्रवग्र या सभी प्रवर्ग के लिए उपयुक्त नही माना जाय तो वैसे पदो के संपूर्ण कोटि के 
लिए अनुमान्य निःशक्त जन आरक्षण की प्रतिपूर्ति उन पदों में की जाय , जिन पदो के लिए संबंधित 
निःशक्त जन उपयुक्त समझा जाए | 


3. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं० का०आ०994 ( अ ) 
दिनांक 10 सितम्बर, 2002 द्वारा केन्द्रीय सरकार के सैन्य बलों के लड़ाकू कार्मिकों अर्थात केन्द्रीय 
रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल , भारत तिब्बत सीमा पुलिस , केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा 
असम राईफल के सभी श्रेणी के पदों को किए जाने वाले कार्य के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उक्त 
अधिनियम के प्रावधान से मुक्त किया गया है । 


4. समादेष्टा , गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय , झारखण्ड, राँची द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में उपर्युक्त 
कंडिका 03 के तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर , अधिकारों का संरक्षण 

और पूर्ण भागीदारी ) अधिनियम 1995 (1996 का 1) की धारा 33 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी सेवा के अराजपत्रित संवर्ग के निम्न पदो के कार्य के स्वरूव 
को ध्यान में रखते हुए इन श्रेणियों में होने वाली सभी नियुक्तियों को उक्त अधिनयम के दायरे से 
तथा निःषक्त जनों के लिए तीन प्रतिषन क्षैतिज आरक्षण के सामंजन से मुक्त किया जाता है | 


क्र०स० 


स्वीकृत बल 


76 


70 


पद का नाम 

वेतनमान 
गुल्म समादेषक 9300- 34800 , ग्रेड पे -4200 
अधिनायक लिपिक 5200- 20200 , ग्रेड पे-2000 
अधिनायक अनुदेशक 5200 - 20200, ग्रेड पे-2000 
सिपाही 

5200 -20200 , ग्रेड पे- 1900 
सिपाही चालक 5200- 20200, ग्रेड पे - 1900 
सिपाहीबैंड/बिगुलर 5200 - 20200, ग्रेड पे- 1900 


152 


157 


23 


ह०/ 


अनिल कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 157 -- 50 


